PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ., AUGUST 29, 1989 (BHDR. 7, 1911 SAKA ) 


889 


- 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 22 अगस्त , 1989 


क्रमांक 710 -ज ( I) -89/ 24384.- श्री बधावा सिंह , पुनश्री हीरा सिंह , निवासी मांब खारवण , तहसील जगाधरी , 
५ जिला अम्बाला को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए) के अधीन सरकार की 

मधिसूचना क्रमांक 2821 - ज-I - 75/ 34512, दिनांक 20 नवम्बर, 1975 द्वारा 150 रुपये मोर उस के बाद 
अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज -[ - 79/440 40, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये 
वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


2. अब श्री बधावा सिंह की दिनांक 31 अगस्त , 1986 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप , हरियाणा के 
राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया 
गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री बधावा सिंह की विधवा 
श्रीमती हरकौर के नाम रबी , 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से , सनद में वी गई शतों के अन्तर्गत तबदील करते 


-- 


क्रमांक 705 -ज ( 2) -89/ 24388. - पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए ) ( ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंप 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मनफूल सिंह, पुत्र श्री मोलू राम , गांव भागेश्वरी, तहसील 
दादरी, जिला भिवानी को खरीफ , 1976 से खरीफ , 1979 तक 150 रु० तथा रवी , 1980 से 300 रु० वार्षिक सनद में 
दी गई. शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

पी ० के ० बाली , 


उप सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


POWER DEPARTMENT 


Denotification 


The 21st August , 1989 


No. 16/ 15 /88-4MIP. - In exercise.of the powers conferred by section 48 of the Land Acquisition 
Act, 1894 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby with 
draws the notification No. 16/ 15 / 88-4MI & P, dated the 15th November , 1988 under section 4 of the 
Land Acquisition Act , 1894 appeared in the official Extraordinary Gazette , dated the 15th November , 
1988 in respect of the land specified below : 

SPECIFICATION 


- 


District 


Tehsil 


Locality / Village 
and Hadbast No. 


Area in 


Description of area 


A - K - M 


Rect . 
No. 


Killa 


No. 


Ambala 


Jagadhri 


0-0--8 


Jaidhri, 
No.81 


8 
12 
7 


15 min, 21 min 
10 min 


4 min 


S.C. CHAUDHARY, 
Joint- Secretary to Government, Haryana , 

Irrigation and Power Department , 


